जिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )- 128 


REGISTERED NO. D . ( D . N.)- 128 


NT 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Frdia : 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


16 . 2 


Lum 


-w 


- 


omen 


- 


सं . 22] 
No. 22 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जन 6 , 1987/ ज्येष्ठ 16, 1909 
NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 6, 1987/ JAISTHA 16,- 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

& separate compilation 


भाग II - खण्ड 
PART IISection 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आवेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 22 मई , 1987 
का . नि . पा . 173 : --- राष्ट्रपति जी , संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आयुध कारखानो 
और आयुध उपस्कर कारखाना ( समूह “ग ” और समूह “ घ ) ( औद्योगिक 
पद ) भर्ती नियम , 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते है, अर्थात् ----- 

___ 1. ( 1 ) इन नियमो का सक्षिप्त नाम आयुध कारखाना और आयुध 
उपस्कर कारखाना ( ममूह “ग ” और समूह “घ ”) ( औद्योगिक पद भर्ती 
दूसग सशोधन ) नियम 1987 है । 

( 2 ) ये 15 अक्तूबर, 1984 में प्रवृत्त होगे । 

2. प्रायुध कारखाना और आयुध उपस्कर कारखाना ( समूह “ग ” और 
समूह “ घ ” औद्योगिक पद ) भर्ती नियम 1979 को अनुसूची मे - - 
क्रम संख्या 211, 216, 217, 224, 259, 270 , 271 , 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280 , 285, 288, 304, 322, 337, 
341, 344, 355, 363, 377, और 404 के सामने स्तम्भ 3 और 4 
के अधीन की प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया क्रमशः 
रखी जाएगी , अर्थात : - - 

स्तम्भ - 4 260- 6 - 290 द . रो .- 6 -326 - 8- 366-द . रो . • 8- 390 
10- 400 रुपए । 
292GI/87 -- 1 

( 201 ) 


टिप्पणी ( 1 ) मूल नियम तारीख 22- 12- 1979 के , भारत के राजपत्र 
भाग 2, खड 4 में का . नि . पा . स . 357 तारीख 10-12-1979 द्वारा 
प्रकाशित किए गए थे । 

( 2 ) संशोधन तारीख 30- 5- 1987 के भारत के राजपत्र भाग 2 
खड 4 में का . नि प्रा . सं . 165 तारीख 6- 5- 1987 द्वारा प्रकाशित 
किया गया था । 
स्पष्टीकारक ज्ञापन 
___ आयुध कारखाना और प्रायुध उपस्कर कारखाना ( समूह "ग " और समूह ", " 

औद्योगिक पद ) भर्ती नियम , 1979 का 15 अक्तूबर, 1984 को भूतलक्षी 
प्रभाव से संशोधन इसलिए किया गया क्योकि पदो के वेतनमान उक्त 
तारीख से पुनरीक्षित और कार्यान्वित ( लागू ) किए गए थे । जिसके कारण 
उस तारीख में समूह “ घ ” पदो का समूह " ग " पदों में वर्गीकरण करना 
आवश्यक हो गया था । इन नियमो के भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी 
कर्मचारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[स . 41 ( 2)/ 86/ III/ डी ( एफ . वाई . II )] 

आर . एस . चौधरी, डैस्क अधिकारी 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 22nd May , 1987 
S .R . O . 173 .--- In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the 


202 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 6,, 1987 /JYAISTHA 16 , 1909 PART II --- SEC. 41 
- --- - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - -- - . . . - 
Ordnance Factories and Ordnance Equipment Factories 

उनका अनुमोदन नहीं करता है ती विभागीय प्रोन्नति मििम 
( Group C and Group D Industrial Posts ) Recruitment 

की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की 
Rules, 1979, namely: 

अध्यक्षता में फिर से होगी । " 
1 . ( 1 ) These rues may be called the Ordnance Factories 
and Ordnance Equipment Factories (Group C and Group 

टिप्पणी – मूल नियम, भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 4 में 12 सितम्बर 
D Industrial Posts Recruitment Second Amendment ) 
Rules , 1987 

1981 को भारत मरकार की अधिसूचना सं . का . नि . प्रा . 
( 2 ) They shall come into force with cffect from the 

245, तारीख 27 अगस्त , 1981 को प्रकाशित किए गए थे । 
15th October , 1984. 

मूल नियमों का पाटिकरण 4 दिसम्बर , 1982 को भारत के 
2 . In the Schedule to the Ordnance Factorics and Orl 

राजपत्र में प्रकाशित का . नि . प्रा . 266 तारीख 29 अक्तूबर , 
nance Equipment Factories (Group C and Group D Indus 

1982 द्वारा ( अंग्रेजी पाठ ) और 22 जनवरी, 1983 को 
trial Posts ) Recruitment Rules , 1979 , 

भारत के राजपत्र में प्रकाशित का . नि . प्रा . 23 तारीख 
for the entries under columns 3 and 4 against serial 

22 दिसम्बर, 1982द्वारा ( हिन्दी पाठ ) किया गया था । तत्पश्चात् 
numbers 211 , 216, 217, 224, 259 , 270, 271 , 
272 , 273, 274, 275, 276, 277 , 278, 279, 

उनका मंणोधम भारत सरकार की अधिसूचना सं . का . नि . 
280 , 285, 288, 304, 322, 337, 341 , 344. 

प्रा . 110 तारीख 15 मार्च, 1983 द्वारा 26 मार्च, 1983 
355, 363 , 377 and 404 , the following entries shall 
respectively be substituted namely : 

को किया गया था । 
Column- 3 Civilians in Defence Services (Graup C ) " . 

[ फाइल सं . 70580/ 74/ जी एस/ एम सी 15 ( ए )] 
Column- 4 

" Rs. 260-6-290- EB- 6-326 - EB-8-390 
10- 400 ". 

New Delhi , the 15th May, 1987 
Note :-- - ( 1) Principal Rulcs published vide SRO No. 357 

S. R. O . 174. - .In exercise of the powers conferred by the 
dated 10 - 12 - 1979 Part If Section IV of Gazette of proviso to article 309 of the Constitution, the President 
India dated 22- 12- 1979 . 

hereby makes the following rules further to amend the 

Principal ( Group A ) and Master ( Gazetted ) ( Group -13 ) 
( 2 ) Amendment published vide SRO No . 165 dated 6th Mjiltary Schools , Recruitment Rules, 1981, namely : 

May , 1987 Part II Section JV of Gazette of Indian 
dated 30th May , 1987. 

____ 1. ( 1) These rules may be called Principal ( Group A ) 

and Master (Gazetted ) (Group B ) Military Schools Rc 
Explanatory Memorandum 

cruitment (Amendment) Rules, 1987. 
The Ordnance Factories and Ordnance Equipment Fac 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
torics ( Group C and Group D Industrial Posts ) Recruit 
ment Rules , 1979 , has been amended 

publication in the Official Gazette . 

retrospectively with 
effect from the 15th October , 1984 for the reason that the 

2 . In the Schedule to the Principal ( Group A ) End 
pay scales of the posts were revised and implemented from 

Master ( Gazetted ) ( Group B ) , Military Schools , Recruit 
the said date necessitating change in the classification of the 

ment Rules, 1981 , against the post of Master ( Gazetted ) 
posts from Group D to Group C from the same date it 

Military Schools, for the entry column 13 the following 
self. By retrospective operation of these rules the interests 

entry shall be substituted, namely : 
of no employee will be prejudicially affected . 

" Group B Departmental Promotion Corniittee for 
INo. 41 ( 2 ) 186 DJD ( FY.II ) 

considering promotion as well as confirmation , consisting 
R . S. CHOUDHARY, Desk Officer of : 
नई दिल्ली, 15 मई, 1987 

(i ) Additional Director General of Army Education--- 

Chairman 
का . नि . प्रा . 174 : - - राष्ट्रपति मंविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रवरप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रधानाचार्य ( समूह 

( ii ) Deputy Director General of Army Education 

Member 
"क " ) और अध्यापक ( राजपत्रित ) ( समूह " ख " ) मिलिटरी स्कूल भर्ती 
नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 

( ili) Deputy Chief Administrative Officer – 

Member 
है , अर्थात् : - - 

Note : — The proceedings of the Departmental Promotion 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधानाचार्य ( ममूह "क " ) और 

Committee relating to confirmation shall be sent to 

the Union Public Service Commission for approval. 
प्रध्यापक ( राजपत्रित ) ( समाह " ख ) मिलिटरी स्कूल भर्ती ( संशोधन ) 

If , however , these are not approved by the Commis 
नियम , 1987 है । 

sion, a fresh mecting of the Departmental Pro 

motion Committee to be presided over by the 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

Chairman or a Momber of the Union Public Scr 

vice Commission shall be held. " 
2. प्रधानाचार्य ( समूह " क " ) और प्रध्यापक ( राजपवित ) ( समूह 
स्व ) मिलिटरी स्कूल भर्ती नियम , 1981 की अनुसूची में अध्यापक 

Note : The principal rules were published in Part II . Sec 
( राजपत्रित ) मिलिटरी स्कूल के सामने, स्तम्भ 13 में की प्रविष्टि के 

tion IV of the Gazette of India on 12th September 

1981, as Notification of the Government of India 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : - - 

number SRO 245 dated the 27th August, 1981 . The 

principal rules were corrected vide SRO 265 dated 
प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए मुमह " ख " 

the 29th October, 1982 published in the ( Gazette of 
विभागीय प्रॉन्मति ममिति , जिसमें निम्नलिखित होंगे : - - 

India on 4th December , 1982 ( English version) and 

( Hindi version). Later , they were amended on the 
( i) अपर महानिदेशफ , सैनिक शिक्षा - अध्यक्ष 

26th March, 1983 as Notification of the Government 

of India number S. R. CO . 110 dated the 15th March, 
( ii ) उप महानिदेशक , सैनिक शिक्षा - मदस्य 

1983 . 
( iii ) उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य 

( Hindi version) . later , they were amended on the 26th 

March , 1983 as Notification of the Government of 
टिप्पणी - - - पुष्टि से संबंधित विभागीय समिति की कार्गवाहिया, मंघ लोक 

India number S . R . O . 110 dated the 15th March, 
सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी किन्तु, यदि पायोग 

1983 . 

[ F. No . 70580 / 74 / GS / MT 15( 1 )] 


[ भाग II - खण्ड 4] भारत का राजपत्रः जून 6, 1987/ज्येष्ठ 16, 1909 

203 
- -- - -- 
नई दिल्ली, 14 मई , 1987 

2 . In the Schedule to the Indian Air Force (Librarian ) 

Recruitment Rules, 1984 for the entry under column 4 , the 
का . नि . पा . 175 : --- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के following entry shall be substituted , namely : 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायु सेना 

" Rs . 1350- 30-1440- 40 -1880- EB- 50 -2200 ". 
( पुस्तकालय अध्यक्ष ) भर्ती नियम , 1984 का संशोधन करने के लिए 

[ File No. Air HQ / 23049 / 46 / PC-3A ] 

M . C . JUNEJA, Under Secy . 
निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : - - 

Note : The Principal rules were published in Part II Section 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायु सेना ( पुस्तकालय 

IV of the Gazette of India Ministry of Defence 
अध्यक्ष ) भर्ती संशोधन नियम , 1987 है । 

S . R. O . 227, dated 12- 11 -1984 . 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

नई दिल्ली , 18 मई , 1987 
2. भारतीय वायुसेना ( पुस्तकालय अध्यक्ष ) भर्ती नियम , 1984 की 
अनुसूची में स्तंभ 4 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित 

का . नि . ओ . 176 -- का . नि . आदेश 8 - ई दिनांक 5 मार्च, 1987 , 
प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : - - 

जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग- 2 खंड 4 में दिनांक 

5 मार्च, 1987 को प्रकाशित हुआ है, उसके क्रम संख्या 1 में निम्नलिखित 
_ 1350- 30- 1 440- 40- 1880-द . रो . 50 - 2200 रु . 

संशोधन किया जाता है :---- 
[ फाइल सं . वायुसेना मुख्यालय / 230 49/ 46/ पी सी - 3ए ] 

कर्नल बी . एस . राणा की जगह कर्नल एस . पी . आनन्द पढ़े । 
___ एम . सी . जुनेजा, अवर सचिव 
टिप्पणी : --- मूल नियम, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का . नि . पा . 227 

[ फाइल सं . 29/ 39/ खासयोल/ सी / भू . व छा ./ 85/ 209 4/ डी ( क्यू एंड सी )] 
तारीख 12- 11- 1984 द्वारा भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 

करतार सिंह , अवर सचिव 
4 में प्रकाशित किए गए थे । 

New Delhi , the 18th May , 1987 
New Delhi, the 14th May, 1987 

S .R . O . 176 . — In SRO 8 - E dated 5 -3 - 87 published in the 
S . R. O . 175 . --In exercise of the powers conferred by the 

Extraordinary Gazette of India Part II Section 4 dated the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President here 

5th March , 1987, the following amendments may be made 
by makes the following rules to amend the Indian Air Force 

at Sr. No. 1 : 
( Librarian ) Recruitment Rules , 1984, namely : 

For Col B. S. Rana 
__ 1. ( 1) These rules may be called the Indian Air Force 
( Librarian) Recruitment ( Amendment ) Rules, 1987 . 

Read Col S. P . Anand 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

[ F. No. 29 / 39 / KHASYOL C| L & C |85 / 2094| D( Q & C) ] 
publication in the Official Gazette . 

KARTAR SINGH , Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI -110004 

AND PUB ! ISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 , 1987 


